निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


3 पौष 1931 ( AO ) 
( सं0 पटना 642 ) पटना, वृहस्पतिवार , 24 दिसम्बर 2009 


विधि विभाग 


- 


- 


- - - - - - 


- 


अधिसूचना 

24 दिसम्बर 2009 
एस0ओ0 294 , दिनांक 24 दिसम्बर 2009 — विधि विभाग की अधिसूचना 
संख्या - ए0 / ए0बी0 - 01/ 2000/ 3324 / जे0 , दिनांक 07 सितम्बर 2000 के द्वारा बिहार राज्य विधि आयोग का गठन 
तीन वर्ष की अवधि के लिये इस प्रावधान के साथ किया गया था कि आवश्यकतानुसार इसकी कालावधि 
बढ़ाई जा सकेगी । 

____ उक्त अधिसूचना के आलोक में अधिसूचना संख्या-3884/ जे0 , दिनांक 05 सितम्बर 2003 एवं 
4199/ जे0, दिनांक 10 नवम्बर 2006 द्वारा तीन - तीन वर्षों के लिये आयोग की कालावधि बढ़ाई गयी थी । 

पनः लोकहित में बिहार राज्य विधि आयोग की कलावधि का विस्तार दिनांक 07 सितम्बर 2009 से 
अगले तीन वर्षों के लिये किया जाता है । 

( सं0 सं0 - ए0 / ए0बी0 - 01 / 06/ 5352/ जे0 ) 
बिहार- राज्यपाल के आदेश से , 

राजेन्द्र कुमार मिश्र , 
सरकार के सचिव । 


म्बर 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 642- 571 + 100- डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih .nic .in 


